निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 499 ) 


8 आश्विन 1931 ( श० ) 
पटना, बुधवार , 30 सितम्बर 2009 


सं0 1 / एम02 - 60 - 03 / 2008 - गृ0आ0 - 1621 

गृह ( आरक्षी ) विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

26 मार्च 2009 
श्री अरविन्द पाण्डेय, भा0पु0से0 (1998 ) तत्कालीन समादेष्टा , वि०सै०पु० - 10, पटना सम्प्रति पुलिस 
उप - महानिरीक्षक , रेल, पटना के विरुद्ध अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए कर्तव्य का 
निर्वाह नहीं करने के आरोप में विभागीय संकल्प सं0 7846, दिनांक 03 सितम्बर 2008 के द्वारा विभागीय कार्यवाही 
चलायी गयी । विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री पाण्डेय , भा0पू0से0 
को दोषी पाया गया । 

अतः प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री पाण्डेय को निंदन का दण्ड प्रदान करते हुए दो वेतन वृद्धियां 
असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का निर्णय लिया गया है । 
आदेश — आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति श्री अरविन्द पाण्डेय, भा0पु0से0(1988 ) तत्कालीन समादेष्टा, 
वि०सै०पु0 - 10, पटना सम्प्रति पुलिस उप महानिरीक्षक , रेल , पटना को दे दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

धीरेन्द्र मोहन झा , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 499-571 +10-डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


